निबंधन संख्या पी0टी0-40 


सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 aera 1944 (श०) 
(सं० पटना 286) पटना, gear, 11 HE 2022 


@o अ0नि0(15)01 / 2022 // गो0चा0 1040 
गृह विभाग 
अभियोजन निदेशालय 


संकल्प 
4 मई 2022 
विषय:-- बिहार अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन 
में अंकित अभ्युक्तियों के विरूद्ध प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर अंतिम 
निर्णय लेने हेतु रेफरल बोर्ड (Referral Board) के गठन के संबंध में। 
बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के अभियोजन पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन 
(Performance Appraisal २९००1) के विरूद्ध कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन विशेष के संदर्भ में प्राप्त 
प्रतिवेदित पदाधिकारी के अभ्यावेदन पर, संबंधित प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकारों के Hae के आलोक में 
सम्यकरूप से विचारोपरांत अंतिम निर्णय लेने हेतु विभाग स्तर पर रेफरल बोर्ड (Referral Board) का गठन 
निम्नरूपेण किया जाता है:- 


(i) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग - अध्यक्ष 
(1). निदेशक, अभियोजन - सदस्य 
(11)  वरीय प्रभारी पदाधिकारी PAR. अभियोजन निदेशालय - संयोजक 


आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय | 
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
सुधांशु कुमार चौबे, 
उप सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 286-571+10-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


